Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 86-2023/Ext.]| | CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 12, 2023 (VAISAKHA 22, 1945 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 12 मई, 2023 
संख्या डीपीएच-ए-3--258 / 258 /संवि0 / अनु0० 309 / 2023.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग | ग) 
क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 
४ ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (Yo ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते 
| 
2. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (gu ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, vad 
नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 
'(खक)”मुख्य कार्यकारी अधिकारी” से अभिप्राय है, संबंधित जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी; 
3. उक्त नियमों में, नियम 6 में,- 
() खण्ड (i) में “सहायक,” शब्द तथा fret के बाद “महाग्राम सचिव,” शब्द तथा feet रखे जाएंगे; 
() खण्ड (ii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:- 
“() पटवारी की दशा में उपायुक्त; 
(iv) ग्राम सचिव-ता और ग्राम सचिव-न की दशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी; 
तथा 
(४) चालक, आशुलिपिक तथा लिपिक की दशा में संयुक्त निदेशक |” | 
4. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (1) में,- 
() खण्ड (च) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 
“(च) सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी की दशा में,- 
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा 
(i) 25 प्रतिशत महाग्राम सचिव में से पदोन्नति द्वारा; 
(ii) 20 प्रतिशत ग्राम सचिव-] में से पदोन्नति द्वारा; 
(iv) 05 प्रतिशत पटवारी में से पदोन्नति द्वारा; या 
(v) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; 
(1143) 


जि 


1144 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 


(II) ee (झ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 
अर्थात्‌:- 
“(झ क) महाग्राम सचिव की दशा में,- 
(i) ग्राम सचिव-ना में से पदोन्नति द्वारा; या 
(i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा"; 
(III) ae (अ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 
अर्थात्‌:- 
“(जञक) om afd की दशा में,- 
(Gi) सीधी भर्ती द्वारा; तथा 
(ji) स्नातक ग्राम सचिव-न में से पदोन्नति द्वारा; या 
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति SRT”; 
(५) खण्ड (त) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- 
“(त) ग्राम सचिव-1 की दशा में,- 
(0) सीधी भर्ती द्वारा; या 
(ji) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति ST |” | 
उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 4, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के नीचे,- 
() क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात्‌:- 


1 2 3 4 5 le ss 
"9 महाग्राम सचिव | 125 il 125 स्तर-6-सैल-15८- 
29200 / Sua”: 


(1) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात्‌:- 


1 2 3 4 5 le __ञ[। 

“10क ग्राम सचिव-ना | 3657 जम 3657 स्तर-4-सैल-1- 

25500 /-रूपये'; 
(Il) क्रम संख्या 17 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, 
अर्थात्‌:- 
1 2 3 4 5 ie = 
“17 ग्राम सचिक्-ना,. | 620 रमन 620 स्तर-2-सैल-15 
19900 /-रूपये |” | 


(५) टिप्पण में, क्रम संख्या (५४) के बाद, निम्नलिखित कम संख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः- 
"(v) ग्राम सचिव-1 के 620 पदों को हसमान संवर्ग के S|" 

उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,- 

() खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 6 के सामने, “पदोन्नति द्वारा” शीर्ष के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 


4 
“महाग्राम सचिव के रूप में एक वर्ष का अनुभव; 

या 
ग्राम सचिव-1 / पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव |; 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 1145 


(1) खाना 4, 2, 3 और 4 के नीचे,- 
(क) क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌:- 


1 2 3 4 
“oo | महाग्राम सचिव पदोन्नति द्वारा- 
ग्राम सचिव-1 के अनुभव सहित ग्राम सचिव-ना के रूप में पांच वर्ष का 
अनुभव; 


स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा- 

(i) महाग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; 

(ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक; तथा 
(1) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;; 


(ख) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌:- 


“10क | ग्राम सचिव-गा | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से | पदोन्नति द्वारा- 


किसी संकाय में स्नातक; () किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
(ii) कंप्यूटर का ज्ञान; तथा किसी संकाय में स्नातक; 
(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर | (ii) ग्राम सचिव-1 के रूप में पाँच वर्ष का 
शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत; अनुभव; 


स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा- 
(i) ग्राम frat के रूप में दो वर्ष का 
अनुभव; 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
किसी संकाय में स्नातक; 
(ii) कंप्यूटर का ज्ञान; तथा 
(५) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में 
हिन्दी / संस्कृत; 
(तर) खाना 2 के नीचे, कम संख्या 17 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 
2 
“ग्राम सचिव-; 
उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग में, खाना 1, 2, 3, 5, 6 और 7 के नीचे,- 
() क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात्‌:- 


1 2 3 5 be | 7 
“9क महाग्राम सचिव | निदेशक निदेशक अतिरिक्त सरकार"; 
मुख्य सचिव 


(1) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी, अर्थात्‌:- 

1 2 3 5 le | 7 
“10क ग्राम सचिव-गा | मुख्य मुख्य उपायुक्त निदेशक"; 
कार्यकारी कार्यकारी 
अधिकारी अधिकारी 


1146 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 
(तर) क्रम संख्या 17 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 
1 2 3 5 el 7 
"47 ग्राम सचिव-1] | मुख्य मुख्य उपायुक्त निदेशक” | 
कार्यकारी कार्यकारी 
अधिकारी अधिकारी 
8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, खाना 4, 2, 4, 5 और 6 के नीचे,- 


() क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उनके सामने 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्‌:- 


1 2 4 5 le ।| 
"9m महाग्राम सचिव | निदेशक अतिरिक्त मुख्य | सरकार”; 
सचिव 
(1) क्रम संख्या 10 तथा उसके बाद विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित कम संख्या तथा उनके सामने 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्‌:- 
1 2 4 5 hes = | 
"410m ग्राम सचिव-गा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | उपायुक्त निदेशक; 
(तर) क्रम संख्या 17 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां 


प्रतिस्थापित जाएंगी, अर्थात्‌:- 


1 2 4 5 le 
ग्राम सचिव-1 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | उपायुक्त निदेशक |” | 


अनिल मलिक, 


अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास एवं पंचायत विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 


Notification 
The 12th May, 2023 


No. DPH-A-3-258/2023/Const./Art-309/2023.— In exercise of the powers conferred under the proviso to 
article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend 
the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012, namely:- 


1. These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices 
Service (Amendment) Rules, 2023. 


2 In the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012 
(hereinafter called the said rules), in rule 2, after clause (b), the following, clause shall be inserted, namely:- 


“Chief Executive Officer” means Chief Executive Officer of the respective Zila Parishad ;’. 


‘(ba) 


3. In the said rules, in rule 6,- 


(1) in clause (i), after the word and sign “Assistant,” , the words and sign 


“Mahagram Sachiv,” shall be inserted; 


(II) for clauses (iii) and (iv) , the following clauses shall be substituted, namely:- 


“ii) Deputy Commissioner in the case of Patwari; 


(iv) 
(५) 


Joint Director in the case of Driver, Steno Typist and Clerk.”. 


Chief Executive Officer in the case of Gram Sachiv-II and Gram Sachiv-I; 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 1147 


In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1),- 


(1) 


(ID) 


(III) 


(IV) 


for clause (f) and entries thereagainst, the following clause and entries 
there against shall be substituted, namely:- 
“(f) in the case of Social Education and Panchayat Officer,- 
(1) 50 percent by direct recruitment; and 
(1). 25 percent by promotion from amongst Mahagram Sachivs; 
(iii) 20 percent by promotion from amongst Gram Sachiv-[; 
(iv) 05 percent by promotion from amongst Patwari; or 


(०) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or 
the Government of India.”; 


after clause (i) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be inserted, 
namely:- 


“(ia) in the case of Mahagram Sachiv,- 
(1) by promotion from amongst Gram Sachiv-II; or 


(li) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or 
the Government of India;”; 


after clause (j) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be inserted, 
namely:- 


“Ga) in the case of Gram Sachiv-II,- 
(1) by direct recruitment; and 
(li) by promotion from amongst graduate Gram Sachiv-I; or 


(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or 
the Government of India;”; 


for clause (p) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, 
namely:- 


“(p) in the case of Gram Sachiv-L- 
(1) by direct recruitment; or 


(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or 
the Government of India.”. 


In the said rules, in Appendix A, under columns 1, 2, 3, 4, 5 and 6,- 


(1) 


(ID) 


(III) 


after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall 
be inserted, namely:- 


1 2 3 4 |5 [ee 
“OA Mahagram Sachiv | 125 ex 125 Level-6-cell-1 = Rs.29200/-”; 


after serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst 
shall be inserted, namely:- 


1 2 3 4 |5 a See) 
“10A Gram Sachiv-II 3857 | 3857 Level-4-cell-1 = Rs. 25500/-”; 


for serial number 17 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall 
be substituted, namely:- 


1 2 3 4 |5 a a 


“17 Gram Sachiv-I 620 |- | 620 Level-2-cell-1 = Rs.19900/-”; 


1148 


(IV) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 


in the Note, after serial number (iv), the following serial number shall be added, namely:- 


४ (५) 


In the said rules, in Appendix B, - 


(1) 


(ID 


(III) 


620 posts of Gram Sachiv-I are of diminishing cadre.” 


under column 4, against serial number 6, under heading ‘By promotion’, for the existing entries, the 
following entries shall be substituted, namely:- 


4 


under columns 1, 2, 3 and 4,- 


(a) 


thereagainst shall be inserted, namely:- 


Mahagram 
Sachiv 


(i) 
(il) 


(iii) 


“One year experience as Mahagram Sachiv ; 
OR 
Five years experience as Gram Sachiv-I/Patwari.”’, 


By promotion- 


By transfer or deputation- 


Two years experience 
Mahagram Sachiv; 
Graduation from 


recognized university in 
discipline ; and 


after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries 


Five years experience as Gram Sachiv-II 
including experience of Gram Sachiv-I. 


as 


any 
any 


Hindi or Sanskrit upto matric or 


higher education.”, 


(b) after serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries 
thereagainst shall be inserted, namely:- 
1 2 3 4 
“10A | Gram Sachiv- | 0 Graduation from any | By promotion- 
II recognized university (i) Graduation from any 


in any discipline; 

Knowledge 
computer; and 
(iii) Hindi or Sanskrit upto 
matric or higher 
education. 


(ii) of 


recognized university in any 

discipline; and 

(1) Five years Service as Gram 

Sachiv-I. 

By transfer or deputation- 

(i) Two year experience as 

Gram Sachiv-II; 

(ii) Graduation from any 
recognized university in 
any discipline; 

(ii) Knowledge of computer; 


and 
(iv) Hindi or Sanskrit upto 
matric or higher 


education.”, 


under column 2, against serial number 15, for the existing entries, the 


substituted, namely:- 


2 


“Gram 5०10-17, 


following entries shall be 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2023 (VYSK. 22, 1945 SAKA) 


In the said rules, in Appendix C, under columns 1, 2, 3, 5, 6 and 7,- 
after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall 


(1) 


dD 


(III) 


be inserted, namely:- 


1149 


1 2 3 5 |6 | 7 
“OA Mahagram Director Director Administrative Government”; 
Sachiv Secretary 


after serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst 
shall be inserted, namely:- 


1 2 3 5 | 6 | 7 
“10A Gram Chief Chief Deputy Director”; 
Sachiv-II Executive Executive Commissioner 
Officer Officer 


for serial number 17 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall 
be substituted, namely:- 


Gram 
Sachiv-I 


Chief 
Executive 
Officer 


In the said rules, in Appendix D,- 
the existing columns 1, 2, 4, 5, 6 and 7 shall be re-numbered as 1, 2, 3, 4, 5 and 6; 
under columns 1, 2, 4, 5 and 6 so re-numbered,- 


(1) 
(ID) 


(a) 


(b) 


(०) 


Chief 
Executive 
Officer 


Deputy 


Commissioner 


Director”. 


after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial 
thereagainst shall be inserted, namely:- 


number and entries 


1 2 4 5 = eee) 
“OA Mahagram Director Administrative Government”; 
Sachiv Secretary 


after serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries 
thereagainst shall be inserted, namely:- 


1 
“10A 


2 


Gram 
Sachiv-II 


4 
Chief 
Executive 
Officer 


Deputy Commissioner 


Director”; 


for serial number 17 and entries thereagainst, the following serial number and entries 
thereagainst shall be inserted, namely:- 


1 2 4 5 | 6 | 
“17 Gram Sachiv-I | Chief Executive | Deputy Director.”. 
Officer Commissioner 
ANIL MALIK, 


Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Development and Panchayats Department. 


10371—C.S.—H.G.P., Pkl. 


